निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 

असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


25 ज्येष्ठ 1940 ( श० ) 
पटना , शुक्रवार , 15 जून 2018 


( सं० पटना 570 ) 


अल्पसंख्यक कल्याण विभाग 


कार्यालय आदेश 

13 जून 2018 
सं० अ०स०क० - 01 (प्रोन्नति ) अरा० - 134 / 2017 / 656 - 34 — बिहार सचिवालय लिपिकीय नियमावली , 2006 , 
बिहार सचिवालय लिपिकीय सेवा ( संशोधन) नियमावली, 2011 एवं सामान्य प्रशासन विभाग , बिहार, पटना के अधिसूचना 
संख्या - 3295 दिनांक 20.03. 2017 के नियम - 7 का उप नियम ( 5) एवं 16103 दिनांक 18.12.2017 के नियम ( 8) में 
निहित प्रावधानों के तहत् जिला अल्पसंख्यक कल्याण कार्यालयों में कार्यरत इन्टरमिडिएट अथवा समकक्ष उत्तीर्ण 
निम्नलिखित समूह घ के कर्मियों को बिहार सचिवालय लिपिकीय सेवा के निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर पे० बैण्ड 
वेतन 5200 - 20200 + ग्रेड पे० 1900 पुनरीक्षित वेतनमान 19900 - 63200 लेवल - 2 एवं अन्य भत्ते के साथ सशर्त 
औपबंधिक प्रोन्नति देते हुए उनके नाम के सामने स्तम्भ - 5 में अंकित कार्यालय में निम्नवर्गीय लिपिक के रिक्त पद पर 
पदस्थापित किया जाता है : 


क्र० । 


नाम , वरीयता क्रमांक 

एवं कोटि 


अभ्युक्ति 


वर्तमान जिला गृह जिला नव पदस्थापित जिला 
अल्पसंख्यक कल्याण 

अल्पसंख्यक कल्याण 
कार्यालय में 

कार्यालय का नाम 
पदस्थापन 


गया 


गया 


मधुबनी 


समस्तीपुर 


| समस्तीपुर 


शिवहर 


श्री सुचित कुमार सिंह , 
वरीयता क्रमांक - 03 

अनारक्षित ( UR) 
सुश्री सीमा कुमारी, 
वरीयता क्रमांक - 05 
अनुसूचित जाति (SC ) 
श्री सुनील सिंह यादव, 
वरीयता क्रमांक - 10 
पिछड़ा वर्ग ( BC ) 


एक ही कोटि के 02 

( दो ) निम्नवर्गीय 
लिपिक नियोजित रहने 
की स्थिति में 65 वर्ष 
या उससे अधिक की 

सेवा पूर्ण कर चुके 
-निम्नवर्गीय लिपिक की 
संविदा स्वतः समाप्त 

हो जाएगी । 


नालन्दा 


बक्सर 


कैमूर 


बिहार गजट ( असाधारण) , 15 जून 2018 


मधुबनी 


क्र० नाम , वरीयता क्रमांक वर्तमान जिला गृह जिला नव पदस्थापित जिला अभ्युक्ति 
एवं कोटि अल्पसंख्यक कल्याण 

अल्पसंख्यक कल्याण 
कार्यालय में 

कार्यालय का नाम 
पदस्थापन 
3 

5 
श्री अनुराग कुमार सिंह, सुपौल 

मधेपुरा 

गया 
__ वरीयता क्रमांक - 14 
__ अनारक्षित ( UR) 
श्री सुनील कुमार सिंह , पटना 

बक्सर 

किशनगंज 
वरीयता क्रमांक - 15 

अनारक्षित ( UR) 
6 . | श्री संजय कुमार पाण्डेय , बांका 

बक्सर 

समस्तीपुर 
वरीयता क्रमांक - 17 
अनारक्षित ( UR) 
श्री पवन पन्ना, 

लोहरदगा 

औरंगाबाद 
वरीयता क्रमांक - 18 

( झाराखण्ड ) 
अनुसूचित जनजाति 

(ST) 
2. संबंधित कार्यालय द्वारा प्रोन्नति प्राप्त कर्मियों के अर्हता ( इन्टरमिडिएट अथवा समकक्ष) संबंधी मूल प्रमाण 
पत्र का सत्यापन करा लेने के पश्चात् नये वेतनमान में वेतन निर्धारण किया जायेगा । 

____ 3. यदि किसी भी समय यह पाया गया कि कोई भी गलत प्रमाण पत्र / घोषणा पत्र जमा किया गया है, तो 
इनकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से रदद् करते हुए इनके विरूद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जायेगी । 

4. प्रोन्नति का आर्थिक लाभ निम्नवर्गीय लिपिक के पद पर प्रभार ग्रहण की तिथि से अनुमान्य होगा । 15 दिनों 
के अन्दर नव प्रोन्नत पद पर योगदान नहीं करने वाले कर्मियों का प्रोन्नति रद्द समझी जायेगी । 

5. यह सशर्त औपबंधिक प्रोन्नति माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विचाराधीन एस०एल०पी० ( सी० ) 
संख्या - 29770 / 2015 बिहार सरकार बनाम सुशील कुमार सिंह एवं एतद् संबंधी किसी वाद में पारित आदेश के 
फलाफल से प्रभावित होगा । 
6. प्रस्ताव पर प्रधान सचिव का अनुमोदन प्राप्त है । 

आदेश से , 
मो० एस० आई० फैसल, 
विशेष सचिव - सह - निदेशक । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 570 -57 1 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website: http://egazette. bih. nic.in 


